रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


REGD. NO. D . L - 33004/ 99 


सत्यमेव जयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग - खण्ड 3 - उप - खण्ड (ii ) 
PARTII - Section 3 - Sub - section (ii ) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 1090 ] 
No. 1090 ] 


नई दिल्ली , शनिवार , सितम्बर 16 , 2006 / भाद्र 25 , 1928 
NEW DELHI , SATURDAY , SEPTEMBER 16, 2006 / BHADRA 25 , 1928 


वित्त मंत्रालय 

( राजस्व विभाग ) 
[ केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमाशुल्क मुख्य आयुक्त का कार्यालय ] 

__ अधिसूचना 

कोचीन , 11 अगस्त, 2006 

सं. 1 /2006 - कस ( एन. टी. ) ( केरल क्षेत्र ) 
का . आ . 1560 ( अ ). - भारत सरकार , वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, नई दिल्ली के दिनांक 1 -7 - 1994 की अधिसूचना सं. 33 /94- कस्टम्स 
( एन . टी. ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केरल राज्य मलप्पुरम जिला के चेलेम्ब्रा गांव को एतद्द्वारा सीमाशुल्क अधिनियम , 1962 
(1962 की 52 ) की धारा 152 के खंड ( क ) के अधीन सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 9 के अन्तर्गत भंडागारण घोषित किया जाता है । 

[ फा. सी. सं. VII /48/25/ 04 - सी.सी.( के. क्षे.)-II ] 

वाई . पी . पनघर , मुख्य आयुक्त 
MINISTRY OF FINANCE 

(Department ofRevenue) 
[OFFICE OF THE CHIEF COMMISSIONER OF CUSTOMSAND CENTRAL EXCISE 

NOTIFICATION 
Cochin, the 11th August , 2006 

No. 11/2006 - Cus. ( N. T.) ( KZ ) 
S . O . 1560 ( E ).- In exercise of the powers conferred by Notification No. 33/94 - Cus. (N . T.) dated 1- 7 - 1994 of the 
Government of India ,Ministry of Finance , Departmentof Revenue, New Delhi, under Clause (a ), Section 152 of Customs 
Act, 1962 (52 of 1962 ) Chelembra village of Malappuram district,Kerala State , is hereby declared to be warehousing Station 
under Section 9 of the Customs Act, 1962 . 

[ E. C No. VIW/ 48/ 25/04 - CC (KZ)- II ] 
Y. P. PANGHAR, Chief Commissioner 


--- 


2936 G1/ 2006 


-- 


... 


Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi - 110054 , 


